निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 


अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1323 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 दिसम्बर 


2019 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

4 दिसम्बर 2019 
सं ० 4606. - निम्नलिखित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जो का 0 आ 0 संख्या -1618 तारीख 28 
अगस्त, 2019 से भारत के राजपत्र भाग- II खण्ड -3 उप खंड ( ii ) में प्रकाशित हुई है, को सामान्य सूचना के लिए 
बिहार के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सुशील कुमार, 

सरकार के अवर सचिव । 
भारत सरकार 
कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 अगस्त , 2019 
क.आ. 1618 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि , इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में 
से कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है; 

और, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट करने वाला रेखांक संख्या एमपीसीबी / रेवेन्यु 
प्लान / 2019-20 / 01, तारीख 18 जुलाई, 2019 का निरीक्षण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड( सम्पदा विभाग), कोयला 
भवन, कोयला नगर, धनबाद – 826005 , झारखण्ड अथवा महाप्रबंधक, विक्रमशिला क्षेत्र / निदेशक (तकनीकी) योजना 

और परियोजना के तकनीकी सचिव, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद - 826005 
झारखण्ड अथवा जिला कलक्टर, जिला भागलपुर (बिहार ) अथवा महा प्रबंधक ( खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड 
डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड , गोंदवाना पैलेस, कांके रोड, रांची – 834008 ( झारखण्ड) अथवा सेंट्रल माइन प्लानिंग 
एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट, रीजनल इन्स्टीच्यूट (II), कोयला भवन काम्पलेक्स, कोयला नगर, धनबाद- 826005, 
झारखण्ड अथवा कोयला नियंत्रक , 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में किया जा सकता 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 दिसम्बर 2019 


थाना 


1 . 


2 


305 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम 1957 (1957 का 20 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उक्त भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है । 

उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति 
(i). संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या उक्त भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर 
सकेगा ; या 

(ii) उसकी धारा 4 की उप - धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी 
क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या 

( iii ) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में 
या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (4 ) के अधीन खनन पट्टे के प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा 
कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की 
बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को 
परिदत्त कर सकेगा, 

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर , महाप्रबंधक, विक्रमशिला 
क्षेत्र /निदेशक ( तकनीकी) योजना और परियोजना के तकनीकी सचिव , भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन , 
कोयला नगर, धनबाद-826 005 ( झारखण्ड) अथवा महा प्रबंधक ( सम्पदा) , भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, 
कोयला नगर, धनबाद -826 005 ( झारखण्ड ) को भेज सकेगा । 

अनुसूची 
मंदार पर्वत कोल खनन ब्लाक 
जिला 

भागलपुर (बिहार ) 
(रेखांक संख्या एमपीसीबी / रेवेन्यु प्लान / 2019-20 / 01, तारीख 18 जुलाई , 2019) 
क्र ० सं ० ग्राम का नाम 

ग्राम संख्या जिला क्षेत्रफल क्षेत्रफल टिप्पणियां 

( हेक्टेयर में ) (एकड़ में ) 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

( 8 ) 
जगरनाथपूर कोलगंग 

304 भागलपुर 0.0100 00.02471 

भाग 
ब्रह्मचारी कोलगंग 

भागलपुर 41.1769 

101.7481 

भाग 
जेठियाना कोलगंग 

भागलपुर 

36.79492 
लगमा कोलगंग 

307 भागलपुर 245.5445 

भाग 
सियान कोलगंग 

311 भागलपुर 308.6867 762.7648 

भाग 
6 कैरिया कोलगंग 

312 भागलपुर 191.9272 474.2521 

भाग 
7 सेमारिया कोलगंग 

333 भागलपुर 7.4285 

18.35582 

भाग 
जंगल कोलगंग 

335 भागलपुर 14.6386 

36.17198 

भाग 
गोपाली 
मिलिक 
जंगल कोलगंग 

336 भागलपुर 61.9847 

153.1642 
गोपाली 
जेठियाना कोलगंग 

337 भागलपुर 

5.581248 

भाग 
मिलिक 
11 कोलगंग भागलपुर 0.0100 

00.02471 

भाग 
कुल 

888.5565 2195.623 
कुल क्षेत्रफलः 888.5565 हेक्टेयर ( लगभग) अथवा 2195.623 एकड़ ( लगभग ) 
सीमा - वर्णनः 
(1 ) 1-2 रेखा ब्रह्मचारी मौजा में बिन्दु संख्या 1 से आरंभ होती है और पूर्व दिशा की ओर लगमा मौजा होते हुए 

सियान 
मौजा कि पूर्वी सीमांत में बिन्दु संख्या 2 तक जाती है । 
( 2) 2-3 रेखा सियान मौजा में बिन्दु संख्या 2 से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर सियान मौजा कि पूर्वी 
सीमांत बराबर सियान मौजा कि बिन्दु संख्या 3 तक जाती है । 
( 3) 3-4 रेखा सियान मौजा में बिन्दु संख्या 3 से आरंभ होकर दक्षिण पूर्व दिशा में मौजा सियान में बिन्दु संख्या 4 
तक जाती है । 
( 4) 4-5 रेखा मौजा सियान में बिन्दु संख्या 4 से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मौजा सियान जो मौजा 
कैरिया के बीच धुलिया नाला पर बिन्दु संख्या 5 तक जाती है । 
(5 ) 5-6 रेखा मौजा सियान में बिन्दु संख्या 5 से आरंभ होती है और धुलिया नाला के साथ - साथ दक्षिण दिशा की 
ओर मौजा कैरिया के पूर्वी सीमांत के निकट बिन्दु संख्या 6 तक जाती है । 


3 


306 


14.8907 


भाग 


4 


606.7405 


5 


8 


9 


भाग 


10 


2.2587 


रतनपुर दोयेम 


338 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 दिसम्बर 2019 
(6) 6-7 रेखा मौजा कैरिया में बिन्दु संख्या 6 से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा की ओर कैरिया मौजा की पूर्वी 
सीमांत बराबर बिन्दु संख्या 7 तक जाती है । 
(7) 7-8 रेखा कैरिया मौजा में बिन्दु संख्या 7 से आरंभ होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कैरिया मौजा में 
बिन्दु संख्या 8 तक जाती है । 
( 8) 8-9 रेखा कैरिया मौजा में बिन्दु संख्या 8 से आरंभ होती है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कैरिया मौजा में 
बिन्दु संख्या 9 तक जाती है । 
( 9) 9-10 रेखा कैरिया मौजा में बिन्दु संख्या 9 से आरंभ होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर सेमरिया मौजा 
में बिन्दु संख्या 10 तक जाती है । 
( 10 ) 10-11 रेखा सेमरिया मौजा में बिन्दु संख्या 10 से आरंभ होती है और उत्तर - पश्चिम दिशा की ओर मौजा 
जंगल गोपाली होते हुए जंगल गोपाली मौजा में बिन्दु संख्या 11 तक जाती है । 
(11) 11-12 रेखा जंगल गोपाली मौजा में बिन्दु संख्या 11 से आरंभ होती है और उत्तर दिशा की ओर मौजा जेठिअना 
मिलिक होते हुए जेठिअना मौजा में बिन्दु संख्या 12 तक जाती है । 
( 12 ) 12-1 रेखा जेठिअना मौजा में बिन्दु संख्या 12 से आरंभ होती है तथा जगरनाथपुर मौजा होते हुए उत्तर 
पश्चिम दिशा की ओर सीमा के प्रारंभिक बिन्दु से ब्रह्मचारी मौजा में बिन्दु संख्या 1 से जाकर अंततः मिलती है । 

[ फा.स. 43015 / 14 / 2019 - एलए एण्ड आईआर ] 

राम शिरोमणि सरोज, 
उप सचिव, भारत सरकार 


The 4th December 2019 
No. 4606 /M- Following Notification issued by Government of India in the Ministry 
of Coal vide S.O.No.1618, dated the 28th Aug , 2019 published in the Gazette of India Part 
II -section- 3 -sub section (ii ) is hereby republished in the official Gazette of Bihar for 
General information . 

By order of the Governor, 

Sushil Kumar, 

Under Secretary to the Government. 
New Delhi, The 28th August, 2019 

New Delhi 
S.O 1618 - Whereas , it appears to the Central Government that coal is likely to be 
obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto . 

And , whereas, the plan bearing number MPCB /Revenue Plan / 2019-20 /01, dated the 
18th July , 2019 , containing details of the area of land described in the said Schedule may be 
inspected at the office of the Bharat Coking Coal Limited (Estate Department), Koyla 
Bhawan , Koyla Nagar Dhanbad -826005 , Jharkhand or at the office of the General Manager , 
Vikramshila Area / TS to D ( T ) P and P , Bharat Coking Coal Limited , Koyla Bhawan , Koyla 
Nagar , Dhanbad- 826005 , Jharkhand or District Collector, District Bhagalpur ( Bihar ) or at 
the office of the General Manager ( Exploration Division ), Central Mine Planning and 
Design Institute Limited , Gondwana Place, Kanke Road , Ranchi- 834 008 (Jharkhand ) and 
CentralMine Planning and Design Institute, Regional Institute ( II ), Koyla Bhawan Complex , 
Koyla Nagar; Dhanbad- 826005 , Jharkhand or at the office of the Coal Controller , 1 , 
Council House Street, Kolkata- 700001; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of section 4 of 
the Coal Bearing Areas(Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to 
prospect for coal in the land described in the aforesaid Schedule . 

Any person interested in the land described in the aforesaid Schedule may – 
( i) Object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in 

or over the said land ; or 


4 


ER THE ( 3FITETU ), 5 lata 2019 


( ii) 


Claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or 
likely to be caused by any action taken under sub -section ( 3) of section 4 thereof; 


or 


( iii) Claim compensation under sub - section ( 1) of section 13 of the said Act in respect 

of prospecting license ceasing to have effect or under sub -section (4 ) of section 
13 of the said Act , for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, 
charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure 
incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv ) of sub - section ( 1) of 
section 13 of the said Act, to the office of the General Manager , Vikramshila 
Area/ TS to D ( T ) P and P , Koyla Bhawan , Koyla Nagar, Dhanbad- 826005 
(Jharkhand ) or General Manager (Estate), Bharat Coking Coal Limited , Koyla 
Bhawan , Koyla Nagar, Dhanbad- 826005 ( Jharkhand ) within a period of ninety 
days from the date of publication of this notification in the official Gazette. 

Schedule 
Mandar Parvat Coal Mining Block 

District Bhagalpur (Bihar ) 
[Plan bearing number MPCB /Revenue Plan /2019-20/01, dated the 18th July, 2019 ] 
si Name of the Thana Village District Area ( in Area (in acres 

Remarks 
No. village 

number 

hectares approximately ) 

approximately ) 
(1) (2) (3) (4 ) (5 ) 

(6 ) 

(7) 

(8 ) 
1 . Jagarnathpur Kolgang 304 Bhagalpur 0.0100 

00.02471 

Part 
2 Brahmchari Kolgang 305 Bhagalpur 41.1769 

101.7481 

Part 
3 Jethiana Kolgang 306 Bhagalpur 14.8907 

36.79492 

Part 
4 Lagma Kolgang 307 Bhagalpur 245.5445 

606.7405 

Part 
5 Sian Kolgang 311 Bhagalpur 308.6867 

762.7648 

Part 
6 Kairia Kolgang 312 Bhagalpur 191.9272 

474.2521 

Part 
7 Semaria Kolgang 333 Bhagalpur 

7.4285 18.35582 

Part 
Jangal Kolgang 335 Bhagalpur 14.6386 

36.17198 

Part 
Gopali 

Milik 
9 Jangal Kolgang 336 

Bhagalpur 61.9847 153.1642 

Part 
Gopali 
10 Jethiana Kolgang 337 Bhagalpur 2.2587 

5.581248 

Part 
Milik 
11 Ratanpur Kolgang 338 Bhagalpur 0.0100 

00.02471 

Part 
Doyem 
Total 

888.5565 

2195.623 


8 


Total Area : 888.5565 hectares (approximately) or 2195.623 acres (approximately) 
Boundary Description : 
( 1 ) 1-2 Line starts from Point No. 1 in Mouza Brahmchari towards East direction 

traversing Mouza Lagma and Sian and meeting Point No. 2 at the easternmost border 

ofMouza Sian . 
( 2 ) 2-3 

Line starts from Point No. 2 of Mouza Sian towards South -West direction 
along the eastern border of Sian up to Point No. 3 in Mouza Sian . 
( 3 ) 3-4 Line starts from Point No. 3 in Mouza Sian towards South - East direction up 

to Point No. 4 in Mouza Sian . 


PET TOT ( 3FITETU ), 5 fHFR 2019 


5 


( 4 ) 4-5 Line starts from Point No. 4 towards South -West direction tracing along the 

eastern border of Mouza Sian up to Point No. 5 meeting Dhulia Nala which lies 

between Mouza Sian and Mouza Kairia . 
( 5 ) 5-6 Line starts from Point No. 5 tracing along Dhulia Nala and meeting Point 

No. 6 at the easternmost margin ofMouza Kairia . 
(6 ) 6-7 Line starts from Point No. 6 at the easternmost border of Mouza Kairia 

towards South direction along eastern border ofMouza Kairia up to Point No. 7 
(7 ) 7-8 

Line starts from Point No. 7 in Mouza Kairia towards South -West direction 
up to Point No. 8 in Mouza Kairia . 
( 8 ) 8-9 

Line starts from Point No. 8 in Mouza kairia and traversing towards North 
West direction meeting Point No. 9 of Mouza kairia . 
( 9 ) 9-10 Line starts from Point No. 9 in Mouza Kairia towards South -West direction 

up to Point No. 10 at the Mouza Semaria . 
( 10 ) 10-11 Line starts from Point No. 10 in Mouza Semaria towards North -West 

direction and traversing through Mouza Jangal Gopali Milik , up to Point No. 11 in 

Mouza JangalGopali. 
(11) 11-12 Line starts from point No. 11 in Mouza Jangal Gopali towards North 

direction traversing through Mouza Jethiana Milik up to Point No. 12 at Mouza 

Jethiana . 
( 12 ) 12-1 Line starts from Point No. 12 in Mouza Jethiana along North -West 

direction and finally meeting the starting Point No. 1 in Mouza Brahmachari . 


[ F. No. 43015 / 14 / 2019 -LAIR ] 

Ram Shiromani Saroj, 
Deputy Secretary to the Government of India . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fER TE ( 3FITERUT) 1323-571 + 10 - octogtoi 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


